रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04/ 0009 / 2003-05 


भारत सरकार REGD . No. G - 3/ DL ( N) -04/ 0009 / 2003-05 
GOVERNMENT OF INDIA 


हल्लला 
Delhi Gazette 


राजपत्र 


समय-जयने 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 4 ] 


दिल्ली , मार्च 31 - अप्रैल 6 , 2017 , बृहस्पतिवार / चैत्र 10 - चैत्र 16 , 1939 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 451 , 452 


No. 4 ] 


DELHI,MARCH 31 — APRIL 6 , 2017 , THURSDAY /CHAITRA 10 — CHAITRA 16 , 1939 


[ N.C.T.D. No. 451,452 


भाग-IV 


PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part - I 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 


अधिसूचना 


दिल्ली , 31 मार्च, 2017 


सं . फा . 3 / 8 / 96 - न्याय / भाग -5 / Suptlaw / 206-208.- भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 
और 9 के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय 
ईसाईयों के विवाह सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण पत्र देने के लिए दिनांक 05.03.2016 से 04.03.2019 तक की अवधि के 
लिए पादरी लाजी पॉल , इण्डियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड, नॉर्थर्न रिजन (पंजी. ) 14, भाई वीर सिंह मार्ग, नई 
दिल्ली -110001 एवं निवास बी -231, गली सं. 5 , छत्तरपुर एन्क्लेव, फेज -2, नई दिल्ली -110074 के लाइसेंस को नवीनीकरण के 
लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 


के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


पवन सिंह राजावत , अतिरिक्त सचिव 


1920 DG/ 2017 


( 9 ) 


10 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT .: APRIL 6 , 2017 /CHAITRA 16 , 1939 


[ PART IV 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 


NOTIFICATION 


Delhi, the 31st March , 2017 


- 


F. No. 3/ 8/ 96- Judl ./Vol.V / Suptlaw/ 206-208. In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the Indian 
Christian Marriage Act, 1872 , the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord 
approval to the renewal of Christian Marriage License to Pastor Laji Paul attached with the Indian Pentecostal Church 
of God Northern Region( Regd.), 14, Bhai Vir Singh Marg , New Delhi - 110001 and having residence at B- 231 , Street 
No. 5 , Chattarpur Enclave , Phase -2 , New Delhi- 110074 to solemnize marriages between Indian Christians within the 
National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage for a period of three years with effect from 
05.03.2016 to 04.03.2019 . 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 
PAWAN SINGH RAJAWAT , Addl. Secy . 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 31 मार्च, 2017 
सं . फा . 18 / 73 / 2015 / गृह सामान्य / भाग फा . / 1752-1761. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 
20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू. - 11011 / 2 / 74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 
संख्या 2 ) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 
दिल्ली उच्च न्यायालय , दिल्ली, नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने 
वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं , या अगले आदेशों तक इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी 
मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं : 


1 . 


पंजीयक 


2 . 


पंजीयक 


श्री प्रवीण कुमार उप्पल 
श्री ए. के . अरोरा 
श्री संजय कुमार शर्मा 
श्री उमेश चंद्रा शर्मा 


3 . 


4 . 


संयुक्त पंजीयक 
संयुक्त पंजीयक 
संयुक्त पंजीयक 


5. श्री शेखर चंद्रा 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


ए. के . गुप्ता, उप सचिव ( गृह) 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 31st March , 2017 


No. F. 18/ 73/ 2015 / HOME ( G )/Pt-II/1752-1761.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of 
section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , Notification No. U -11011/2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital 


PART IV ] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: APRIL 6 , 2017 /CHAITRA 16 , 1939 


11 


Territory of Delhi is pleased to appoint the following Officers of the High Court of Delhi to be the Executive 
Magistrates in the Metropolitan Area of Delhi, till they hold the present post or till further orders , whichever is earlier : 


1. Shri Parveen Kumar Uppal 


Registrar 


2. Shri H.K. Arora 


Registrar 


3. Shri Sanjay Kumar Sharma 


Joint Registrar 


4 . 


Shri Umesh Chandra Sharma 


Joint Registrar 


5. Shri Shekhar Chandra 


Joint Registrar 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor 


of the National Capital Territory of Delhi, 


A. K. GUPTA , Dy. Secy . (Home) 


RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL 


Date : 2017.04.12 11:26:24 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


